रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


INNN 


MARY 


VAR 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I खण्ड 1 
PART I — Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 3 , 2019 / आषाढ़ 12 , 1941 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 3, 2019 /ASHADHA 12 , 1941 


सं. 182 ] 
No. 182 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

__ (वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2019 

सं .15 / 2015 - 20 
विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015 - 20 के परिशिष्ट - 4ञ में संशोधन के संबंध में । 

फा . सं. 01 / 94 / 180 / 40 / एएम - 20 / पीसी - 4. - समय - समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 
के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक , विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015 - 2020 के 
परिशिष्ट - 4ञ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 
1. तालिका में , अंतिम पंक्ति में क्र . सं . 9 पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है । 


आयात मद (मदें ) 


स 


| सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तारीख से आयात पूर्व 
शर्त के साथ निर्यात दायित्व अवधि 


6 महीने 


किसी भी रूप में 
अखरोट 


इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः आयात पूर्व शर्त और अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत घटाई गई निर्यात दायित्व अवधि के साथ 
अखरोट के किसी भी रूप में आयात को परिशिष्ट - 4ञ के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से रखा जाता है । 


आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 


3370 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi,the 3rd July , 2019 

No. 15 /2015 -2020 
Subject : Amendments in Appendix 4J of Hand Book of Procedures 2015 - 20 - reg 

F . No. 01/94 /180 /40/AM20 /PC - 4 . - In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade 
Policy 2015 - 2020 , as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following 
amendments in Appendix 4J of Hand Book of Procedures 2015 -2020 : 
1. In the table, the following entry is made at serial no. 9 in the last row 

Serial Import Item (s ) Export Obligation Period with pre - import condition from the date of clearance 
No. 

of each import consignment by Customs Authority 


in 


any | 6 months 


Walnuts 
form 


Effect of this Public Notice : Import of Walnuts in any form is placed under Appendix 4J with pre- import condition 
and reduced EO period under Advance authorizaton with immediate effect. 


ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreing Trade 

& Ex-officio Addl. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJ KUMAR VERMA 
Date: 2019.07.04 
22:28 :28 + 05 30 


